रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/95 


REGD . NO . D . L . - 33004/ 95 


. 


१ 


4 


HTA 


सयन 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग । - खण्ड 1 
PART I-- - Section | 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


m 


से 220 ] 
No. 220 ] 


नई दिल्ली , शुकवार , दिसम्बर 1, 1995 / अग्रहायण 10 , 1917 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 1995/ AGRAHAYANA 10 , 1917 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


वाणिज्य मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना संख्या-330 ( पीएन )/ 92 -97 

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1995 
फा सं० एच० बी०5 / 129 / 92 - 97 : - यथासंशोधितनिर्यात और आयात - नीति के पैराग्राफ 16 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए . 
महानिदेशक ,विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1 ), 1992 - 97 ( संशोधित संस्करण : अप्रैल , 1995 ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 


परिशिष्ट 1 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे : -.. 


( i) मौजूदा पाद टिप्पणी से 4 को हटा दिया जायेगा । 
( ii ) मौजूदा पाद टिप्पणी सं. 5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा और इसकी क्रम सं० 4 होगी :- - 


" आई० ई० ई. सी० संख्या प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन - पत्र के साथ आवेदक को तीन पासपोई साईज फोटो भेजी जानी चाहिएं । एक 
फोटो आवेदन पत्र पर लगाया जायेगा और इसे निर्यात सदन/ व्यापार सदन /स्टार व्यापार सदन/ सुपर स्टार व्यापार सदन अथवा अनुसूचित 
बैंक के प्रबंधक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया आना चाहिए । " 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


श्यामल घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 330 (PN )/92 - 97 

New Delhi, the 1st December , 1995 
F. No. HB/ 5 /129/ 92 - 97. --In exercise of the powers conferred under Paragraph 16 of the Export and Import 
Policy , as amended , the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of 
Procedures (Vol. I), 1992 - 97 (Revised Edition : April , 1995 ) :-- 

In Appendix I, the following amendments shall be made :---- 
2885GI/95 

(1 ) 


: THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - Sec. 1] 


www 


WWW 


. 


AL 


(i). The existing foot note No. 4 shall be deleted . 
( ii) The existing footnote No. 5 shall be substituted by the following and renumbered as No. 4 ; 


" The application for grantof IEC Number shall be accompanied by three passport size photographs of the applicant. 
One of the photographs should be affixed on the application form in the space provided and the same should be 
attested by Export House / Trading House/ Star Trading House /Super Star Trading House pr Manager of a 
Scheduled Bank or Gazetted Officer." 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 1995 


